निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 68 ) 


26 फाल्गुन 1930 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 17 मार्च 2009 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 


2 मार्च 2009 


सं0 वि०स०वि० - 03 / 2009 - 509 -वि०स० - " बिहार विनियोग ( लेखानुदान ) विधेयक , 2009 ", जो बिहार 
विधान- सभा में दिनांक 02 मार्च, 2009 को पुर: स्थापित हुआ था , बिहार विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन 


नियमावली के नियम 116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । 


सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 


सचिव , 


बिहार विधान - सभा , पटना । 


बिहार गजट , ( असाधारण) , 17 मार्च 2009 


[वि०स०वि० - 02 / 2009 ] 


बिहार विनियोग ( लेखानुदान) विधेयक, 2009 


बिहार राज्य की संचित निधि में से 1 अप्रील 2009 से शुरू होने वाले वर्ष के प्रथम चार 
माहों की सेवा के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों की निकासी का उपबंध 


करने के लिए विधेयक । 


भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 


अधिनियमित हो : 

1 . संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारम्भ। -- ( 1) यह अधिनियम बिहार विनियोग ( लेखानुदान ) 
अधिनियम , 2009 कहा जा सकेगा । 

( 2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3) यह 1 अप्रील 2009 से प्रवृत्त होगा । 


2 . वित्तीय वर्ष 2009- 10 में सकल व्यय 47614,29, 75, 000 /- रूपये में से योजनांतर्गत होने 
वाले व्यय का 50 ( पच्चास) प्रतिशत, निर्वाचन मद की संपूर्ण राशि, विभागों के आय-व्ययक में मुख्य 
निर्माण , लघु कार्य एवं अनुरक्षण एवं मरम्मत विषय शीर्ष के अंतर्गत उपबंधित की गयी राशि का 50 
( पच्चास ) प्रतिशत तथा आयोजना भिन्न मद के शेष मदों का एक तिहाई भाग ( 33 . 33 प्रतिशत ) की 
राशि को रूपये हजार में करते हुए व्यय करने हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए लेखानुदान में 
राशि प्रस्तावित है । 


3 . 2009 - 10 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 19454, 62, 83 , 000 / 
( उन्नीस हजार चार सौ चौवन करोड़ बासठ लाख तिरासी हजार) रूपये की निकासी । - बिहार राज्य 
की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 1 अप्रील 2009 को 
शुरू होने वाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 
19454, 62,83,000 /- ( उन्नीस हजार चार सौ चौवन करोड़ बासठ लाख तिरासी हजार ) रूपये जो 
अनुसूची के स्तम्भ -6 में उल्लेखित राशियों से अधिक न होगें , निकाले जा सकेंगे। 


4 . विनियोग -- इस अधिनियम द्वारा बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए 
प्राधिकृत राशियां 1 अप्रील 2009 को प्रारंभ होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित 
सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी । 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 17 मार्च 2009 


अनुसूची 
( धाराएं 2 ओर 3 देखें ) 


योग 


___ अनुदान 


पूंजी 


2628337000 

40000000 
1103403000 


0 


पूंजी 


0 


828378000 
288237000 
213080000 
48450000 
14622000 


पूंजी 


अनधिक राशिया 
मांग / सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | राजस्व । 

| बिहार विधान भंडल राज्य की संचित 
विनियोग 

पूंजी द्वारा दिए गए निधि पर भारित 
संख्या 
1 कृषि विभाग 

राजस्व 

2628337000 

40000000 
2 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग राजस्व 1103403000 

पूंजी 
3 भवन निर्माण विभाग 

राजस्व 

828378000 

288237000 
4 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजस्व 213080000 

48450000 
5 राज्यपाल सचिवालय 

राजस्व 

0 14622000 / 

पूंजी 
6 निर्वाचन विभाग 

राजस्व 

1899502000 

पूंजी 
7 निगरानी विभाग 

राजस्व 62132000 / 

पूंजी 
8 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग राजस्व 157238000 

पूंजी 127950000 
9 सहकारिता विभाग 

राजस्व 675668000 / 

105791000 
10 उर्जा विभाग 

राजस्व 2543894000 

पूंजी 4883934000 
11 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग राजस्व 508284000 

0 
कल्याण विभाग 


1899502000 


62132000 


0 


पूंजी 


157238000 
127950000 
675668000 
105791000 
2543894000 
4883934000 
508284000 


12 वित्त विभाग 


पूंजी 
राजस्व 
पूंजी 


5000000 

0 
1359226000 
99616000 

0 13900503000 


5000000 
1359226000 

99616000 
13900503000 | 


13 


सूद भुगतान 


राजस्व 


14 ऋण अदायगियाँ 


पूंजी 
राजस्व 

पूंजी 
राजस्व 


6280379000 


6280379000 

10660000 


15 पेंशन 


12596696000| 


12607356000 


पूंजी 


16 पंचायती राज विभाग 


राजस्व 


5052650000 


5052650000 


पूंजी 


17 वाणिज्य - कर विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


173909000 
19950000 


173909000 
19950000 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 17 मार्च 2009 


राजस्व 


341919000 


341919000 


खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण 
विभाग 


पूंजी 


19 पर्यावरण एवं वन विभाग 


448834000 


448834000 


0 


20 स्वास्थ्य विभाग 


6380627000 
675750000 


21 मानव संसाधन विकास विभाग 


राजस्व 
पूंजी 
राजस्व 
पूंजी 
राजस्व 
पूंजी 
राजस्व 
पूंजी 
राजस्व 
पूंजी 
राजस्व 


22 गृह विभाग 


23 उद्योग विभाग 


6380627000 

675750000 
32238435000 

670000000 
8092691000 

535650000 
1087712000 / 
1340140000 
153244000 

5000000 
384787000 
213250000 
607746000 

60000000 
885031000 


24 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 


32238435000 

670000000 
8092691000 
535650000 
1087712000 
1340140000 
153244000 

5000000 
384787000 
213250000 
607746000 

60000000 
885031000 


पूंजी 


25 सूचना प्रावैधिकी विभाग 


राजस्व 


पूंजी 


26 श्रम संसाधन विभाग 


27 विधि विभाग 


28 उच्च न्यायालय 


राजस्व 
पूंजी 
राजस्व 
पूंजी 
राजस्व 
पूंजी 
राजस्व 
पूंजी 
राजस्व 


0 


158579000 ] 


158579000 


29 खान एवं भूतत्व विभाग 


43663000 


43663000 


30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


पूंजी 


971995000 
79700000 
3708000 


0 


971995000 
79700000 
3708000 


31 संसदीय कार्य विभाग 


राजस्व 


पूंजी 


32 विधान मंडल 


राजस्व 


233096000 


1034000 


234130000 


पूंजी 


राजस्व 


254517000 


254517000 / 


33 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार 

विभाग 


पूंजी 


100000000 


100000000 
33143000 


34 बिहार लोक सेवा आयोग 


राजस्व 


33143000 


पूंजी 


0 


35 योजना एवं विकास विभाग 


राजस्व 
पूंजी 
राजस्व 


3871786000 

88900000 
1246101000 
4552884000 


3871786000 

88900000 
1246101000 
4552884000 


36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


पूंजी 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 17 मार्च 2009 


37 ग्रामीण कार्य विभाग 

राजस्व 

पूंजी 
38 निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध । राजस्व 

विभाग 


2019657000 
6585363000 
212754000 / 


2019657000 
6585363000 
212754000 


पूंजी 


18119000 


18119000 
1450478000 


39 


आपदा प्रबंधन विभाग 


1450478000 


राजस्व 
पूंजी 
राजस्व 


40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


1651333000 


पूंजी 


41 पथ निर्माण विभाग 


राजस्व 


30208000 
2941147000 
12825650000 


पूंजी 


0 


42 ग्रामीण विकास विभाग 


राजस्व 

पूंजी 
राजस्व 


1651333000 

30208000 
2941147000 
12825650000 
5798303000 
846000000 
128854000 
251100000 
1344222000 


5798303000 
846000000 
128854000 
251100000 


43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग 


पूंजी 


राजस्व 


44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित 

जनजाति कल्याण विभाग 


O 


1344222000 


69250000 


45 गन्ना उद्योग विभाग 


पूंजी 
राजस्व 
पूंजी 


००००० 


46 पर्यटन विभाग 


204747000 
91734000 
25383000 
138900000 

55357000 
173767000 


राजस्व 


69250000 
204747000 
91734000 
25383000 
138900000 

55357000 
173767000 
7784883000 


पूंजी 
राजस्व 


47 परिवहन विभाग 


पूंजी 


7784883000 


48 नगर विकास एवं आवास विभाग राजस्व 

पूंजी 
49 जल संसाधन विभाग 

राजस्व 


पूंजी 


50 लघु जल संसाधन विभाग 


राजस्व 


0 
3312132000 

3312132000 
12438600000 

12438600000 
1200327000 

1200327000 
833900000 

833900000 
10206655000 / 

0 10206655000 
520049000 / 

520049000 
125384521000 14118541000 139503062000 

48762842000 6280379000 55043221000 
174147363000 20398920000 194546283000 


पूंजी 
राजस्व 
पूंजी 


51 समाज कल्याण विभाग 


0 


योग राजस्व 
योग पूंजी 
महायोग 


बिहार गजट , ( असाधारण) , 17 मार्च 2009 


उद्देश्य एवं हेतु 
राज्य की संचित -निधि से कोई राशि भारत - संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि 
के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी , अन्यथा नहीं । ऐसी विधि में यह व्यवस्था रहेगी कि : 

( क ) विधान - सभा द्वारा किये गये अनुदानों, और 
( ख ) राज्य की संचित -निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की 


संचित - निधि से विनियोजित की जायेगी । 


यह विधेयक इसीलिए लाया जा रहा है कि जब तक विधान सभा 01 अप्रील, 2009 को 
प्रारंभ होनेवाले वर्ष के आय -व्ययक ( बजट ) पर विस्तार पूर्वक विचार नहीं कर लेती तब तक उस 
वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होनेवाले व्यय की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से ( संविधान 
के अनुच्छेद 206( 1) के अधीन) मात्र 19454, 62 , 83, 000/ -( उन्नीस हजार चार सौ चौवन करोड़ 
बासठ लाख तिरासी हजार) रूपये जो प्रथम चार महीने का खर्च हैं , दिए और विनियोजित किए जा 


सके । 


( सुशील कुमार मोदी) 
भार - साधक सदस्य । 


पटना : 


सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

सचिव, 
बिहार विधान सभा 


दिनांक 02 मार्च, 2009 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 68 -571 + 6- डी0टी0पी0 । 


